Regd . No . CHD/ 0093 / 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


कार 


GOVT 


RYANA 


OF HAN 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 
No . 3 - 2017/ Ext. ] CHANDIGARH, WEDNESDAY , JANUARY 4 , 2017 ( PAUSA 14, 1938 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक: 4 जनवरी, 2017 
संख्या. 18 / 1 / 2017 / 3क1:- हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 9 के उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश / अधिसूचना को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा 
नगर पालिका, रादौर, जिला - यमुनानगर के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु 
प्रकाशित करते हैं , जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो , जो प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, शहरी 
स्थानीय निकाय विभाग / निदेशक , शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकुला द्वारा उपायुक्त , यमुनानगर के माध्यम से विनिर्दिष्ट 
अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जायें, विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां नगरपालिका की उत्तरी सीमा बुबका रोड़ से कटती है तथा बुबका रोड़ के 
साथ जाते हुये एस0 के0 रोड़ के संगम तक ( बुबका चौंक पर), इसके बाद उक्त रोड़ के साथ यमुनानगर की तरफ जाते हुये 
बस स्टैण्ड व काम्बोज धर्मशाला के सामने से चलकर बकाना रोड़ के संगम तक , इसके बाद बकाना रोड़ के साथ - 2 जाते हुये 
उस बिन्दु तक जहां उत्तरी पालिका सीमा बकाना रोड़ से कटती है , इसके बाद उत्तरी पालिका सीमा के साथ जाते हुये 
रादौरी रोड़ को पार करते हुये, उस बिन्दु तक जहां यह बुबका रोड़ को काटती है, जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 02 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां नगरपालिका की उत्तरी सीमा बकाना रोड़ से कटती है और उक्त बकाना 
रोड़ के साथ - 2 जाते हुये एस0के0 रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ के साथ जाते हुये पीर बाबा के सामने के बिन्दु 
तक, इसके बाद एस0 के0 रोड़ को पार करके छोटे बांस की पूर्वी फिरनी के साथ जाते हुये, पुरानी एस0 के0 रोड़ के संगम 
तक , इसके बाद उक्त रोड़ के साथ पूर्व दिशा में जाते हुये बन्टू स्टोर तक , इसके बाद पुरानी एस0 के0 रोड़ पार करके डेहा 
बस्ती गली के साथ जाते हुये, पश्चिमी यमुना नहर की पटरी के संगम तक , इसके बाद उक्त पटरी के साथ जाते हुये उस 
बिन्दु तक जहां यह पालिका की पूर्वी सीमा को काटती है, इसके बाद उक्त पालिका सीमा के साथ जाते हुये एस0के0 रोड़ को 
कास करते हुये उस बिन्दु तक जहां यह बकाना रोड़ को काटती है , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 03 : - एस0 के0 रोड़ व गाँव छोटेबांस की पश्चिमी फिरनी के संगम पर ज्ञान के मकान के सामने से आरम्भ होकर 
छोटाबांस फिरनी के साथ जाते हुये कुलबीर के मकान के सामने से जाते हुये पुरानी एस0के0 रोड़ के संगम तक , इसके बाद 
पुरानी एस0के0 रोड़ के साथ जाते हुये सिविल हस्पताल के सामने स्थित विनोद वर्मा की दुकान तक, यहां से मुड़कर खेड़ा 
महोल्ला रोड़ पर जाते हुये राज शटरिंग स्टोर से मुड़कर पश्चिमी यमुना नहर की पटरी के संगम तक , इसके बाद उक्त पटरी 


( 39 ) 


40 ___ HARYANA GOVT. GAZ., ( EXTRA.), JAN. 4, 2017 ( PAUS. 14, 1938 SAKA ) 
के साथ उतर - पूर्व में ऑक्सीजन फैक्टरी के सामने से जाते हुये डेहा बस्ती गली के संगम तक , इसके बाद उक्त गली के साथ 
डेहा बस्ती में से जाते हुये पुरानी एस0के0 रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ पर धर्मशाला से बरखाराम के मकान के 
सामने से जाते हुये शिव मन्दिर के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद शिव मन्दिर के सामने से मुड़कर छोटाबांस फिरनी के साथ 
जाते हुये मंगल के मकान तक , फिर मंगल के मकान से मुडकर एस0 के0 रोड़ पर कुरूक्षेत्र की तरफ जाते हुये छोटेबांस गांव 
की फिरनी के संगम पर ज्ञान के मकान तक, जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 04 : - एस0 के0 रोड़ व एम0सी0 रोड़ के संगम ( बस स्टैण्ड) से आरम्भ होकर, एम0सी0 रोड़ पर जाते हुये , 
नगरपालिका कार्यालय के सामने से चलकर कमेटी चौंक पर मदन लाल के मकान तक, इसके बाद ओल्ड एस0 के0 रोड़ पर 
सिविल हस्पताल की तरफ चलते हुये, चौहान ड्राई क्लीनर्स की दुकान के सामने तक, इसके बाद ओल्ड एस0 के0 रोड़ पार 
करके चौहान ड्राई क्लीनर्स से साथ गली में जाते हुये दर्शन के प्लाट से होते हुये टयूबवैल गली के संगम तक , इसके बाद 
टयूबवैल गली पार करके शिव कुमार वर्मा के प्लाट के साथ मुड़कर खेड़ा महौल्ला गली के संगम तक, इसके बाद खेड़ा 
महौल्ला गली के साथ उतर दिशा में चलते हुये सैनी स्वीटस तक, इसके बाद ओल्ड एस0 के0 रोड़ पार करके सिविल 
हस्पताल के सामने से जाते गांव छोटाबांस की पश्चिमी फिरनी के संगम तक , इसके बाद उक्त फिरनी के साथ विनोद वालिया 
के मकान से होते हुये, एस0के0 रोड़ के संगम पर रिषीपाल कल्याण के ऑफिस तक , इसके बाद एस0के0 रोड़ पर पश्चिम 
दिशा में जाते हुये , बी0डी0पी0ओ0 कार्यालय के सामने से चलते हुये बस स्टैण्ड तक, जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 05 : - ओल्ड एस0 के0 रोड़ पर बन्टी इलैक्ट्रीकल से आरम्भ होते हुये, कमेटी चौंक से होते हुये साजन जूस कार्नर 
तक, इसके बाद साजन जूस कार्नर के साथ गली मे राज की दुकान से मुड़कर खेड़ा महौल्ला की तरफ जाते हुये, फिर 
धर्मपाल के मकान से दक्षिण दिशा में जाते हुये बीना के घर तक , बीना के घर से मुड़कर सुभाष के मकान तक, सुभाष के 
मकान से पूर्व में मुड़कर पृथ्वी के मकान से उतर की तरफ चलते हुये सुभाष सैनी के मकान तक , इसके बाद सुभाष सैनी के 
मकान से पूर्व दिशा में मुड़कर ठाकरद्वारा मन्दिर तक , इसके बाद ठाकरद्वारा मन्दिर के सामने वाली गली में सुरेश वर्मा के 
मकान से होते हुये माता महौल्ला में पूर्ण चन्द के मकान तक , इसके बाद सुनील कुमार के मकान से होते हुये शनि मन्दिर 
तक , इसके पश्चात शनि मन्दिर से उतर दिशा में चलते हुये खेड़ा मन्दिर तक , इसके बाद खेडा मन्दिर के साथ खेड़ा महौल्ला 
गली से होते हुये टयुबवैल गली में चलते हुये सुरजन के प्लाट तक, सुरजन के प्लाट से अन्दर गली में मुड़कर बलबीर के 
मकान के सामने से होते हुये ओल्ड एस0 के0 रोड़ पर बन्टी इलैक्ट्रीकल तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 06 : - खेड़ा महौल्ला में इश्क लाल के मकान से आरम्भ होकर दक्षिण दिशा में चलते हुये, सुभाष के प्लाट तक , फिर 
पश्चिम दिशा में चलते हुये रमेश पाहुजा के मकान तक , फिर दक्षिण दिशा में माता महौल्ला में चलते हुये सतपाल खुराना के 
मकान तक, फिर रामलीला ग्राउण्ड से होते हुये कालेज रोड़ पर बी0 के0 स्टूडियो तक , फिर पूर्व दिशा में कालेज रोड़ पर 
चलते हुये देशराज की दुकान तक , फिर उक्त दुकान से उतर दिशा में मुडकर छिम्बी महौल्ला में जाते हुये बाल किश्न के 
मकान तक , उक्त मकान से पूर्व दिशा में जाते हुये राजेश चोपड़ा के मकान तक , उक्त मकान से पश्चिम दिशा में मुड़ते हुये 
एस0 पी0 अग्रवाल के मकान के सामने से चलकर, रामपाल शर्मा के मकान से होते हुये , बाबा दर्शन लाल के मकान के सामने 
से चलकर माता महौल्ला में राममूर्ति के मकान तक, इसके बाद खेड़ा महौल्ला में चलकर ठाकरद्वारा के सामने तक , फिर 
पश्चिम दिशा में जाते हुये इश्क लाल के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 07 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पूर्वी पालिका सीमा पश्चिमी यमुना नहर की पटरी को काटती है, तथा पटरी 
के साथ जाते हुये, खेड़ा महौल्ला के साथ - 2 रादौर फिरनी पर चलते हुये, लक्ष्मी नारायण मन्दिर के सामने शनि देव मन्दिर 
गली के संगम तक , इसके बाद उक्त गली में पश्चिम दिशा में चलकर राममूर्ति के मकान तक, राममूर्ति के मकान से दक्षिण 
दिशा में मुड़कर गली में चलते हुये बिच्छाराम के मकान तक , इसके बाद बिच्छाराम के मकान से दक्षिण दिशा में मुड़कर छिम्बी 
महौल्ला गली में से जाते हुये कालेज रोड़ पर लाईक हेयर ड्रेसर तक , इसके बाद सुभाष सिंगला चक्की के सामने से मुड़कर 
कालेज रोड़ पर चलते हुये पुलिस स्टेशन रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ से बिजली बोर्ड रोड़ पर बिजली बोर्ड के 
पश्चिम से चलते हुये जठलाना रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ पर पूर्व दिशा में बिजली बोर्ड के सामने चलकर तथा 
जठलाना रोड़ पार करके खसरा न0 1452 मौजा रादौर से होते हुये दक्षिणी पालिका सीमा के साथ - 2 जाते हुये पश्चिमी यमुना 
नहर पार करके , फिर खसरा नं0 1959 / 1 व 2016 मौजा रादौर में से जठलाना रोड़ को पार करते हुये , पूर्वी पालिका सीमा के 
साथ - 2 रोणकपुरा डेरा के सामने से पालिका सीमा के साथ रास्ते से होकर जाते हुये, जठलाना रोड़ को पार करके पालिका 
सीमा के साथ - 2 रोणकपुर डेरा से मुड़कर, रतनगढ़ गांव सड़क को पार करके पूर्वी पालिका सीमा के साथ - 2 जाते हुये, उस 
बिन्दु तक जहां पूर्वी पालिका सीमा पश्चिमी यमुना नहर को पार करके पटरी को काटती है , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 08 : - रावल चौंक पर गीता बाजार व कालेज रोड़ के संगम से गणेश दास दुकान से आरम्भ होकर राजकीय स्कूल 
के सामने से गीता बाजार के साथ - 2 चलते हुये, सफल पैलेस व गुगामाड़ी के सामने से होते हुये सैनी मैडिकल स्टोर के 
सामने जठलाना रोड़ के संगम तक , इसके बाद जठलाना रोड़ पर पूर्व दिशा में पालिका सीमा के साथ - 2 चलते हुये मोटर 
गैरज के सामने से बिजली बोर्ड रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ पर चलते हुये अनुराग के मकान से मुड़कर पुलिस 
स्टेशन रोड़ पर गणपति वैल्डिंग तक , इसके बाद कालेज रोड़ पर सुभाष चक्की से होते हुये कालेज रोड़ पर चलते हुये रावल 
चौंक तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 09 :- मण्डी रोड़ पर श्री राम पैन्टर्स दुकान से आरम्भ होकर, उक्त दुकान से शिव कोलानी में जाने वाली गली के 
साथ - 2 जाते हुये डॉ० बलदेव सैनी के मकान तक, इसके बाद डॉ० बलदेव सैनी के मकान से पूर्व दिशा में मुडकर शिव मन्दिर 
के पीछे रतिराम के मकान से दक्षिण दिशा में गली में जाते हुये बालक राम सैनी के मकान तक , इसके बाद बालक राम सैनी 


HARYANA GOVT. GAZ., ( EXTRA. ), JAN. 4, 2017 ( PAUS. 14, 1938 SAKA) 


के मकान से पश्चिम दिशा में संजीव शर्मा के मकान के सामने से चलकर ईश्वर गर्ग के खेत के साथ मुडकर श्री गोपाल के 
टयूबवैल के सामने से होते हुये पश्चिम दिशा में जाते हुये, फिर भगत सिंह कालोनी की गली में दक्षिण दिशा में मुड़कर चलते 
हुये, फिर पश्चिम दिशा में चलते हुये श्रीमती सुरेखा के मकान से दक्षिण दिशा में मुड़कर चंचल रानी के मकान के सामने से 
चलकर रास्ता खसरा न0 863 / 1 में से जाते हुये जठलाना रोड़ के संगम तक , फिर खसरा न0 864 मौजा रादौर से पूर्व दिशा 
में मुडकर पालिका सीमा के साथ - 2 जठलाना रोड़ पर कस्तूरबा आश्रम तक , इसके बाद गुगामाडी रोड़ पर गैस ऐजन्सी के 
सामने से जाते हुये, गीता बाजार से होते हुये कालेज रोड़ के संगम तक, इसके बाद रावल चौंक से कालेज रोड़ पर जाते हुये 
आर्यसमाज मन्दिर तक , फिर आर्य समाज मन्दिर से उतर दिशा में रामलीला ग्राउण्ड गली से होते हुये, गुरूद्वारा गली के संगम 
तक , इसके बाद गुरूद्वारा गली से मेन बाजार के संगम तक, फिर राजपाल की दुकान से मेन बाजार मे मुड़कर चलते हुये व 
स्टैण्डर्ड मैडिकल से मुडकर सिंडिकेट बैन्क गली में से होते हुये मण्डी रोड़ के संगम तक , फिर गोयल कन्फैक्शनरी से होते हुये 
मण्डी रोड़ पर श्री राम पैन्टर्स तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 10 : - एक्सचेंज रोड़ पर एक्सचेंज के सामने अनिल की दुकान से आरम्भ होकर एक्सचेंज रोड़ के साथ - 2 जाते हुये 
मण्डी रोड़ के संगम तक , इसके बाद मण्डी रोड़ पर पानी की टंकी के सामने से होते हुये अनुराग राणा की दुकान तक , इसके 
बाद उक्त दुकान से मुड़कर सिंडिकेट बैन्क गली में से होते हुये श्री गणेश डायरी तक, इसके बाद पोस्ट ऑफिस गली में गांधी 
चौंक व पोस्ट ऑफिस से होते हुये रिलाइंस टावर के सामने रामदत के प्लाट तक, इसके बाद पश्चिम दिशा में टयूबवैल न0 7 
के सामने से चलकर एक्सचेंज रोड़ पर अनिल की दुकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 11 : - एक्सचेंज रोड़ व एम0सी0 रोड़ के संगम पर कुम्हार सर्विस स्टेशन से आरम्भ होकर एक्सचेंज रोड के साथ - 2 
चलते हुये बुबका रोड़ को पार करके , एक्सचेंज रोड़ पर रणजीत के मकान तक , इसके बाद रणजीत के मकान से टयूबवैल न0 
7 वाली गली में मुडकर रिलाईंस टावर से होते हुये योगेश व नवदीप के मकान से मुडकर पोस्ट ऑफिस गली में चलते हुये, 
पोस्ट ऑफिस व गांधी चौंक से होते हुये हनुमान मन्दिर से मुडकर मेन बाजार तक, इसके बाद मेन बाजार में उतर दिशा में 
चलते हुये गुरूद्वारा गली के संगम तक , इसके बाद उक्त गली में ओम प्रकाश के मकान से मुडकर माता महौल्ला में सुशील 
वर्मा के मकान तक , इसके बाद सुशील वर्मा से पश्चिम दिशा में मुड़कर पुरी की दुकान से होते हुये मास्टर राजिन्द्र के मकान 
तक, फिर उक्त मकान से पश्चिम दिशा में जाते हुये श्री कृष्णा स्वीटस के सामने से होते हुये मेन बाजार तक , फिर मेन बाजार 
को पार करते हुये कमेटी चौंक पर लक्ष्य फोटो स्टेट तक , फिर एम0सी0 रोड़ पर जाते हुये एक्सचेंज रोड़ के संगम तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 12 : - एस0 के0 रोड़ व एम0 सी0 रोड़ के संगम पर सुभाष जूस से आरम्भ होकर एस0के0 रोड़ पर कुरूक्षेत्र की 
तरफ जाते हुये बुबका चौंक से होते हुये, तहसील कार्यालय के सामने से चलकर मण्डी रोड़ के संगम तक , फिर विश्वकर्मा 
कालोनी के साथ मण्डी रोड़ पर जाते हुये, नाम चर्चा घर व रामा नर्सिंग होम के सामने से जाते हुये एक्सचेंज रोड़ संगम पर 
पुजारा डायरी तक , इसके बाद एक्सचेंज रोड़ पर टेलिफोन एक्सचेंज के सामने से चलकर शर्मा मेडिकोज से होते हुये बुबका 
रोड़ को पार करके , एक्सचेंज रोड़ के साथ - 2 चलते हुये एम0 सी0 रोड़ के संगम पर विनोद वर्मा के प्लाट तक, इसके बाद 
एम0 सी0 ऑफिस रोड़ पर शास्त्री कालोनी के साथ जाते हुये एस0के0 रोड़ के संगम पर सुभाष जूस तक , जोकि आरमभक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं0 13 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पश्चिमी पालिका सीमा बुबका रोड़ को काटती है , तथा पालिका सीमा के 
साथ - 2 जाते हुये बापौली रोड़ को पार करके , पालिका सीमा के साथ - 2 चलते हुये खसरा न0 442 मौजा रादौर व पीर के 
पास से होते हुये एस0के0 रोड़ को पार करके एस्सर पैट्रोल पम्प के साथ दक्षिणी पालिका सीमा के साथ - 2 जाते हुये सहदा 
धौलरा से होते हुये खसरा न0 503 / 1 व 505 मौजा रादौर व कैमिकल फैक्ट्री के पास पुन: एस0के0 रोड़ को पार करते हुये, 
पालिका सीमा के साथ - 2 बाला जी मन्दिर के पीछे से रास्ता खसरा न0 675 / 2 से होते हुये त्रिवेणी चौंक पार करके जठलाना 
रोड़ पर पालिका सीमा के साथ - 2 चलते हुये , इण्डियन पब्लिक स्कूल के सामने से चलते हुये, सुभाष आटो वक्स के सामने के 
बिन्दु तक, फिर भगत सिंह कालोनी गली खसरा न0 863 / 1 में मुडकर उतर की तरफ चलते हुये सुरेखा के मकान से पूर्व की 
तरफ मुडकर, फिर उतर दिशा में मुड़ते हुये पूर्व दिशा में रोहताश के प्लाट के सामने से चलकर श्री गोपाल के टयूबवैल क 
सामने से होते हुये दिनेश के प्लाट से पूर्व की तरफ मुड़कर शिव कलोनी में राजकुमार के मकान व धर्मपाल सैनी के पलाट के 
सामने से होते हुये विपिन बंसल के प्लाट तक, इसके बाद उक्त प्लाट से उतर दिशा में सुशीला के मकान के सामने से होते 
हुये शिव कालोनी में राजीव के मकान तक , फिर राजीव के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़ते हुये वासुदेव सैनी के मकान तक , 
फिर वासुदेव सैनी के मकान से उतर दिशा में मुड़कर चलते हुये मण्डी रोड़ संगम पर बशेसर सैनी अमित वैल्डिंग दुकान तक , 
फिर मण्डी रोड़ पर पम्प चैम्बर के सामने से चलते हुये एस0 के0 रोड़ के संगम तक , इसके बाद एस0के0 रोड़ पार करके 
यमुनानगर की तरफ विश्वकर्मा कालोनी के साथ - 2 चलते हुये बुबका चौंक पर युको बैन्क ए0टी0एम0 तक , फिर बुबका रोड़ पर 
चलकर स्टेट बैन्क ऑफ पटियाला के सामने से होते हुये अमर कालोनी के सामने से चलकर उस बिन्दु तक जहां पश्चिमी 
पालिका सीमा बुबका रोड़ को काटती है, जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 


आनन्द एम० शरन , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA.), JAN . 4 , 2017 (PAUS. 14 , 1938 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 
The 4th January , 2014 


No. 18 /1 /2017 - 3C1 :- In pursuance of the provision of Rule- 9 of the Haryana Municipal Delimitation of Wards 
Rules, 1977 and in supersession of all previous orders/notification issued in this behalf, the Governor of Haryana 
hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee , Radaur , 
District - Yamuna -Nagar for information of the persons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 15 days from the date of publication of this order in the Official Gazette , together with objection 
and suggestion if any , which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local 
Bodies Department Director, Urban Local Bodies , Haryana , Panchkula through Deputy Commissioner, 
Yamuna -Nagar from any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified : 

Schedule of Boundaries 
Ward No . 01 :- Starting from a point where Northern Municipal Boundary is intersected by the Bubka Road and 
going along Bubka Road upto its junction with S .K . Road (at Bubka Chowk ); thence going along the S .K . Road 
towards Yamuna Nagar and going in front of Bus Stand & Kamboj Dharamshala upto a point where it intersects the 
Bakana Road ; thence going along Bakana Road upto a point where it intersects Northern Municipal Boundary and 
then going along with the Northern Municipal Boundary crossing Radauri Road and going upto a point where it is 
intersect Bubka Road , i.e . the starting point. 
Ward No. 02 :- Starting from the point where Northern Municipal Boundary is intersected by the Bakana Road and 
going along the said Bakana Road upto its junction with SK Road , thence going along the said Road upto a point in 
front of Peer Baba, thence crossing the S . K . Road and going along Chota -Bans Eastern Phirni upto its intersection 
with Old S . K . Road at Shiv Mandir and thence going along said Road towards East upto Bantu Store , thence crossing 
the Old S .K . Road and going along Deha Basti street upto its intersection with Western Yamuna Canal Patri and 
thence going along said Patri upto a point where it intersects Eastern municipal boundary and thence going along said 
municipal boundary, crossing SK Road , upto a point where it intersect Bakana Road , i.e. the starting point. 
Ward No. 03 :- Starting from H /o Gyan at intersection of S .K . Road & Chota- Bans western Phirni, and going along 
said western Phirni through H /o Kulbir upto its intersection with old SK Road , thence crossing said Road & going up 
its intersection with Khera Mohalla Road , in front of Vinod Verma shop ; thence going along said Khera Mohalla 
Road through Raj Shuttering store upto its Junction with Western Yamuna Canal Patri, thence along said Patri 
towards North - East direction in front of Oxygen Factory upto its intersection with Deha Basti street, thence going 
along said street through Deha Basti upto its intersection with Old SK Road , thence going along said Road from 
Dharamshala & through Barkha Ram house upto a point opposite to Shiv Mandir, then turning in front of Shiv 
Mandir and going along eastern Chota -Bans Phirni upto its intersection with SK Road , in front of H /o Mangal, thence 
going along H /o Mangal on S .K . Road towards Kurukshetra upto its intersection with Chota -Bans western Phirni, i.e. 
the starting point. 
Ward No. 04 : - Starting from the Bus Stand at intersection of S .K . Road & MC Road and going along MC Road , in 
front of MC office upto H /o Madan Lal at Committee Chowk , thence going along Old S . K . Road towards Civil 
Hospital opposite Chauhan Dry - Cleaners shop , thence crossing old S .K . Road & going through street along with 
Chauhan Dry -Cleaners through plot of Darshan upto its intersection with tube well Gali , thence crossing tube well 
Gali and turning from plot of Shiv Kumar Verma and going through tube well Gali upto its intersection with Khera 
Mohalla Road, thence going along said Road towards North upto Saini Sweets at its intersection with Old S .K . Road ; 
thence crossing Old S .K . Road & going along said Road in front of Civil Hospital upto its intersection with Chota 
Bans Western Phirni; thence going along said Phirni through H /o Vinod Waliya upto its intersection with S .K . Road 
at office of Rishipal Kalyan ; thence going along S . K . Road towards west direction , in front of BDPO office upto Bus 
Stand , i.e. the starting point. 
Ward No . 05 :- Starting from Bunty Electricals at old S.K . Road , and going through Committee Chowk upto Sajan 
Juice Corner ; thence going through street along with Sajan Juice Corner & turning from shop of Raj; thence going 
towards Khera Mohalla ; thence going towards south from H /o Dharmpal upto H /o Beena; thence turning towards 
east & going towards north from H /o Prithvi upto H / o Subhash Saini, thence turning towards east direction from H /o 
Subhash Saini & going upto Thakardwara Mandir thence going along street in front of Thakardwara Mandir through 
H /o Suresh Verma in Mata Mohalla upto H /o Puran Chand ; thence going along H /o Sunil Kumar upto Shani Mandir ; 
thence going towards north direction upto Khera Mandir , thence going along Khera Mohalla Road upto its 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA .), JAN . 4 , 2017 (PAUS . 14 , 1938 SAKA) 


intersection with Tube well Gali; thence going along said Gali upto plot of Surjan, and going through street turning 
along plot of Surjan , and going along H /o Balbir upto Bunty Electricals at Old S .K . Road , i.e. the starting point. 
Ward No . 06 :- Starting from H /o Ishq Lal at Khera Mohalla going towards south direction upto plot of Subhash ; 
thence going in west direction upto H /o Ramesh Pahuja ; thence going in south direction in Mata Mohalla upto H /o 
Sat pal Khurana; thence going upto BK Studio at college Road through Ram Leela ground; thence going in east 
direction on college Road upto shop of Desh Raj; thence turning towards north from said shop and going through 
Chimbi Mohalla upto H /o Balkishan ; thence going along said house towards east direction upto H /o Rajesh Chopra ; 
thence turning towards west direction and going through H / o S . P . Aggarwal & Ram Pal Sharma, Baba Darshan Lal 
upto H / o Ram Murti in Mata Mohalla ; thence going upto in front of Thakardwara in Khera Mohalla ; thence going in 
West Direction upto H /o Ishq Lal, i.e. the starting point. 
Ward No. 07 :- Starting from a point where eastern Municipal Boundary intersects the Western Yamuna Canal Patri; 
and thence going along said Patri upto Khera Mohalla ; and thence going along Khera Mohalla Radaur Phirni upto its 
intersection with Shani Dev Mandir street in front of Laxmi Narayan Mandir; thence going along said street in west 
direction upto H /o Ram Murti ; thence turning towards south direction from H /o Ram Murti and going through street 
upto H /o Bicha Ram , and then turning towards south from H /o Bicha Ram , going through ChimbiMohalla street upto 
Like Hair Dresser at College Road ; thence turning in front of Subhash Singla Chakki and going along College Road 
upto its intersection with Police Station Road ; thence going along said Road to Bijli Board Road along with western 
side of Bijli Board upto its intersection with Jathlana Road ; thence going along said Road in east direction in front of 
Bijli Board , and crossing Jathlana Road , going through Khasra No. 1452 Mauja Radaur along with southern 
Municipal boundary , crossing western Yamuna Canal and then Jathlana Road through Khasra No. 1959/1 & 2016 
Mauja Radaur; thence going along eastern municipal boundary in front of Ronakpura Dera( 1 ) along with municipal 
boundary and Rasta , crossing Jathlana Road, going along municipal boundary and turning from Ronakpura Dera (2 ), 
and crossing Ratangarh village Road and thence going along eastern municipal boundary upto a point where eastern 
municipal boundary intersects the Patri crossing Western Yamuna Canal, i. e. the starting point. 
Ward No. 08 :- Starting from intersection of Geeta Bazaar & college Road at Rawal Chowk from shop of 
Ganesh Dass and going along Geeta Bazaar in front of Government School, Safal Palace & Gugga Maadi upto its 
intersection with Jathlana Road in front of Saini Medical Store ; thence going along Jathlana Road in east direction 
along with Municipal limit, going in front of Motar Garage upto its intersection with Bijli Board Road ; thence going 
along said Road and turning from H /o Anurag to Police Station Road upto Ganpati Welding; thence going along 
College Road through Subhash Chakki upto Rawal Chowk, i.e. the starting point. 
Ward No. 09 :- Starting from Shree Ram Painters at Mandi Road and thence going along street leading towards 
Shiv Colony from said shop and turning towards east direction from H /o Dr. Baldev and thence going in south 
direction from H /o Rati Ram backside Shiv Mandir upto H /o Balak Ram Saini and thence going in west direction 
from H /o Balak Ram Saini and going in front of Sanjeev Sharma house and thence turning through Farm of Ishwar 
Garg and going through Shree Gopal Tube well towards west direction and thence turning in south direction in 
Bhagat Singh Colony street; then going in west direction and turning towards south from H /o Surekha and going 
through H /o Chanchal Rani and Khasra No. 863/ 1 upto its intersection with Jathlana Road ; thence turning towards 
east from Khasra No 864 and going along Municipal boundary at Jathlana Road upto Kasturba Aashram ; thence 
going along Gugga Maadi Road in front ofGas Agency , Geeta Bazaar upto its intersection with College Road ; thence 
going on College Road through Rawal Chowk upto Arya Samaj Mandir ; thence going in North direction from said 
Mandir through Ram -Leela Ground street upto its intersection with Gurudwara Gali; thence going along said 
Gurudwara Gali upto its intersection with Main Bazaar ; thence turning from Shop of Rajpal and going in Main 
Bazaar and then going through Syndicate Bank street upto its intersection with Mandi Road ; thence going through 
Goel Confectionery upto Shree Ram Painters on Mandi Road , i.e. the starting point. 
Ward No. 10 :- Starting from Shop of Anil Kumar opposite Telephone Exchange on exchange Road and going 
along said Road upto its intersection with Mandi Road ; thence going along Mandi Road in front of Water Tank upto 
Shop of Anurag Rana ; thence turning through said shop and going through Syndicate Bank street upto Shree Ganesh 
Diary ; thence going along Post Office Gali through Gandhi Chowk and Post Office upto Plot of Ram Dutt opposite 
Reliance Tower; thence going in west direction in front of Tube well No. 7 upto Shop of Anil Kumar at Exchange 
Road, i.e. the starting point. 
Ward No. 11 :- Starting from Kumhar Service station at intersection of Exchange Road & MC Road , going along 
Exchange Road crossing Bubka Road , upto H /o Ranjit at Exchange Road ; thence turning in to Tube well No. 7 street 
from H /o Ranjit, going through Reliance Tower and turning through H /o Yogesh & Navdeep , going in post office 
street through Post Office & Gandhi Chowk, turning from Hanuman Mandir upto Main Bazaar; thence going in 
North direction in main Bazaar upto its intersection with Gurudwara Gali; thence turning from H /o Om Parkash in 
said Gali upto H / o Sushil Verma in Mata Mohalla ; thence turning in west direction from H / o Sushil Verma, through 
shop of Puri upto h /o Master Rajinder; thence going in west direction from said house, in front of Shree Krishna 


44 


HARYANA GOVT . GAZ ., (EXTRA .), JAN . 4 , 2017 (PAUS . 14 , 1938 SAKA ) 


Sweets upto Main Bazaar; then crossing main Bazaar going upto Lakshya Photostat at committee Chowk ; then going 
on M . C . Road upto intersection of Exchange Road , i.e . the starting point. 
Ward No. 12 :- Starting from Subhash Juice at intersection of S .K . Road & MC Road , going towards Kurukshetra on 
S . K . Road through Bubka Chowk, in front of Tehsil office upto intersection of Mandi Road ; thence going on Mandi 
Road along Vishvakarma Colony , in front of Naam Charcha Ghar & Rama Nursing Home upto Pujara Diary on 
Exchange Road intersection ; thence going in front of Telephone Exchange on Exchange Road , through Sharma 
Medicos crossing Bubka Road , going along Exchange Road upto Plot of Vinod Verma at intersection of MC Road ; 
thence going along Shastri Colony on MC Road upto Subhash Juice at intersection of SK Road , i.e . the starting point. 
Ward No. 13 :- Starting from a point where western municipal limit intersect the Bubka Road and going along 
municipal boundary crossing Bapoli Road , going along municipal limit through Khasra No. 442 Mauja Radaur and 
Peer, crossing SK Road , going along Southern municipal limit along Essar Petrol Pump , through Saheda Dholra, 
crossing once again S .K . Road near Khasra No. 503/ 1 & 505, Mauja Radaur & Chemical factory ; thence going along 
municipal limit, through Rasta Khasra No. 675 /2 behind Balaji Mandir , crossing Triveni Chowk , going along 
municipal limit on Jathlana Road , going in front of Indian Public School, upto a point situated in front of Subhash 
Auto Works ; thence turning in Bhagat Singh Colony street Khasra No. 863/ 1, going towards north ; thence turning 
towards east from H /o Surekha; thence tuning towards north and going upto open plot; thence going in front of plot 
of Rohtash towards east direction , and going in front of Shree Gopal Tube well , and turning towards east from plot 
of Dinesh , going through H /o Raj Kumar plot of Dharmpal Saini in Shiv Colony upto plot of Vipin Bansal; thence 
going towards north from said plot, through H /o Sushila , and turning towards west from H /o Rajiv in Shiv Colony 
and going upto H /o Vasudev Saini; thence turning towards north direction from H / o Vasudev Saini, going upto shop 
of Basheshar Saini, Amit Welding shop at intersection of Mandi Road ; thence going in front of Pump Chamber on 
Mandi Road upto intersection of S . K . Road ; thence crossing S .K . Road , going towards Yamuna -Nagar along with 
Vishvakarma Colony Part - 2 upto UCO Bank ATM at Bubka Chowk; thence going in front of State Bank of Patiala 
on Bubka Road , going in front of Amar Colony , upto a point where western municipal limit intersect the Bubka 
Road , i.e. the starting point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


54896 — C . S. - H .G .P ., Chd. 


